PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ , MAY 22 , 1979 (JYST. 1 , 1901 SAKA ) 


707 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 4 मई , 1979 
क्रमांन 712- ज (II)-79/ 20483.- श्री राम सरूप , पुत्र श्री रामजी लाल , गांव कासनी, तहसील झज्जर, जिला 
रोहतक , की दिनांक 18 जनवरी , 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2(ए)(1 ए) तथा 3( 1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम सरूप को मुब्लिग 
दार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3723-२( 4)-67/3283, दिनांक 16 सितम्बर , 1967 
तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार- IIf- 70/ 295 05 , दिनांक 8 सितम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती सरमो के नाम खरीफ़ , 1978 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान 


150 रुपये 


करते हैं । 


दिनांक 14 मई , 1979 
क्रमांक 758 -ज ( II )-79/21341.---पूर्वी पंजाब युस पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती बीरा देवी , उर्फ बलवीर कौर, विधवा श्री वरयाम सिंह, गांव खेड़ी सरफप्रली , 
सहसील व जिला करनाल , को खरीफ़ , 1975 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के 
मनुसार सहर्ष प्रधान करते हैं । 

दिनांक 15 मई , 1979 
कमांक 713- ज ( I) -79/21444.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
पपनाया गया है और उसमें प्राज सक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री श्रीराम , पुन श्री उमदा राम, गांव गोपालवास , तहसील दादरी , जिला 
भिमानी, को रबी , 1977 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


क्रमांक 708-ज(1)-79/ 21418. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया है) की धारा 2(ए)) 1ए) तथा 3(1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सरती , विधवा श्री भोला राम , गांव काकड़ोली हट्टी, तहसील दादरी , 
जिला भिवानी, को खरीफ़ , 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तया खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करत हैं । 

एस ० के ० प्रभाकर, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 

The 10th May, 1979 
No. 2035-5ECDI -79/ 3105. - The Governor of Haryana is pleased to order that Shri Balbir 
Singh , Social Education and Panchayat Officer, while holding the charge of Rohtak Block shall 
cxercise the powers of Drawing aai Disbursing and Controlling Officer in respect of this Block 
till a rugulat inumbent is appointed in th : Rohtak Block or some other alternative arrangement 
is mad .. However, Shri Balbir Singh will not bi entitled to any extra remuneration for this job 
nor this appoinim , it shill confer upon him any right of seniority or privilege for appointment to 
the post of the Block Development and Panchayat Officer . . 

T. K. BANERJI , Secy. 
The 16th May , 1979 


. 


NO. 3057-5ECDII- 79 /3271. - The Governor of Haryana is pleased to order that the Block 
Divsapnant and Panchayat officer , Hissar- I, shall exrisy the powers of Drawing and Disbursing 
Officer in risp :ct of the Hisai Circle of the Lady Circle Supervisor till en regular incumbent is 
appointed or soms other alternative arrangement is mude. He shall , however , not be entitled to 
any extra remuneration for this job . 

GURBACHAN SHARMA , 

Under Secy . 


